रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.-33004/ 97 


. 


. 


. 


. 


. 


4 


. 


. 


. 


" 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 


भाग - खण्ड3 -उप- खंड (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं• 276 ] 
No. 2761 


नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30 , 1997 / वैशाख 10, 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 1997/VAISAKHA 10, 1919 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
मुख्य आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय 
अधिसूचना सं. 3/ 97 कस [ एन टी ( मुंबई ) प. क्षे. ] 

मुंबई, 21 मार्च, 1997 
का . आ . 354 ( अ ). - भारत सरकार, वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 - 7 - 94 की अधिसूचना सं. 33/94 - कस 
( एन. टी . ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित पैठण नगर को एतद्वारा सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 
( 1962 का 52 ) की धारा 9 के अंतर्गत " भाण्डागारण केन्द्र " घोषित किया आता है । 

[ फा . सं. VIII/ 40 - 5/ सी सी यू/ एम सी एक्स/ 96 ] 


ए. एम . प्रसाद, मुख्य आयुक्त 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , पश्चिम क्षेत्र 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE 
NOTIFICATION No . 03/97 Cus (NT)MUM (WZ) 

Mumbai, the 21stMarch, 1997 
S . O . 354 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by the Notification No . 33/94 - CUS(NT) dated 01-07- 1994 of the 
Governmentof India , Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, the Paithan town in District Aurangabad in the 
State ofMaharashtra is hereby declared to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) for 
general purpose . 

[ F. No. VIII/ 40- 5/CCU/ MCX/ 96 ] 

A . M . PRASAD , Chief Commissioner, Central Excise, West Zone 
1064- 81/ 07 

Printed by theManager,Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications , Delhi- 110054 - - 1997 


